रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


सत्यमेव जयते 

भारत 
का राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 47 ] 
No. 47 ] 


सी . जी . डी . एल . सा . - 19112022-240421 


नई दिल्ली , शनिवार , नवम्बर 19– नवम्बर 25 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 19— NOVEMBER 25 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
में 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


CG - DL - W - 19112022-240421 


1-332 GI / 2022 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


LO 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 17 अक्तूबर 2022 

सं . I - 14011 / 09 / 2022 - IPS . I ( E ) ( I ) – भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के 
उप विनियम ( 3 ) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 14.10.2022 को चयन समिति की दिनांक 
19.09.2022 की बैठक में वर्ष 2021 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में 05 मौलिक 
रिक्तियों को भरे जाने हेतु महाराष्ट्र पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है : 

चयन सूची 2021 


क्रम सं . अधिकारियों के नाम ( श्री / सुश्री ) 

1 

प्रकाश बी जाधव 

2 

एस . वाई . धीवारे 

3 

श्रीमती आर . पी . करांदीकर 

4 

5 


वी . एम . राठौड 

श्रीमती दन्यानडा वी . देवधर ( अश्विनी एस . सनप ) 


( 991 ) 


जन्म तिथि 

18.02.1978 

21.12.1975 

25.06.1974 

24.09.1972 

17.06.1976 


ए . के . सरन , निदेशक ( पुलिस ) 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 

[ भाग I— खण्ड 2 

सं . I - 14011 / 09 / 2022 - IPS.I ( E ) ( I ) – राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां ) विनियम , 1955 के विनियम 9 
के उप विनियम ( 1 ) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम , 1954 के विनियम 9 के उप विनियम ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , महाराष्ट्र पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा में भारत सरकार द्वारा चयन सूची वर्ष 2021 
के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचित करते है तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग ) विनियम , 1954 के विनियम 5 के 
उप विनियम ( 1 ) के अन्तर्गत महाराष्ट्र संवर्ग प्रदान करते है : 

चयन सूची 2021 


992 


क्रम सं . अधिकारियों के नाम ( श्री / सुश्री ) 

1 

प्रकाश बी जाधव 

एस . वाई . धीवारे 

श्रीमती आर . पी . करांदीकर 

वी . एम . राठौड 

श्रीमती दन्यानडा वी . देवधर ( अश्विनी एस . सनप ) 


2 


3 

4 


5 


25.06.1974 

24.09.1972 

17.06.1976 

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) विनियम , 1954 के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय 
पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) विनियम , 1954 के नियम 5 ( 4 ) में संशोधन दिनाक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त 
करना होगा । 

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी । 


अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

एम ० एस ० लोहिया 

आर ० पी ० सेनगांवकर 


जन्म तिथि 
18.02.1978 


21.12.1975 


दिनांक 18 अक्तूबर 2022 

सं . I - 18012 / 01 / 2022- आईपीएस -1 – भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रपति , महाराष्ट्र संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उसके सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय 
पुलिस सेवा में स्थायी करतें हैं : 

क्रम सं . 

1 . 

2 . 


क्रम सं . 

1 @ 

2 

3 


ए . के . सरन , निदेशक ( पुलिस ) 


चयन सूची 2021 
अधिकारियों के नाम ( श्री / श्रीमती ) 

अमित मिश्रा 

श्रवण कुमार सिंह 

सर्वानन्द सिंह यादव 


भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किये जाने की तिथि 

19.08.2019 

19.08.2019 


दिनांक 3 नवम्बर 2022 

सं . 

I - 14011 / 11 / 2022 - IPS.I ( E ) ( I ) – भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्त ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के 
उप- विनियम ( 3 ) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 31.10.2022 को चयन समिति की 
दिनांक 07.10.2022 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई वर्ष 2021 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश कैडर के 
भारतीय पुलिस सेवा में कुल 32 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया 
गया है : 


अनंत किशोर सरन , निदेशक ( पुलिस ) 


जन्म तिथि 

31.07.1963 

05.05.1967 

01.07.1967 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्रम सं . 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 * 

30 

31 

32 


LO 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 


अधिकारियों के नाम ( श्री / श्रीमती ) 

हफीजउर रहमान 

रमेश प्रसाद गुप्ता 

केशव चंद गोस्वामी 


ओमवीर सिंह 

राजेश कुमार यादव 

श्रीमती बबीता साहू 


लाल साहब यादव 

राज धारी चौरसिया 

विनोद कुमार 

ओम प्रकाश यादव 


महात्मा प्रसाद 

प्रबल प्रताप सिंह 

राजेश कुमार 


दया राम 

गिरिजेश कुमार 

प्रेम चंद 

डॉ भीम प्रिया अशोक 


संजय कुमार 

दिनेश कुमार सिंह 


चन्द्र प्रकाश शुक्ला 

ब्रजेश कुमार मिश्रा 

आशुतोष शुक्ला 

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव 

शैलेन्द्र कुमार राय 

शिवाजी 


संजय कुमार यादव 

अरविन्द मिश्रा 


आदित्य कुमार शुक्ला 
अनिल कुमार सिंह 


जन्म तिथि 

24.07.1967 

01.07.1967 

29.12.1967 

16.06.1968 

01.07.1969 

15.01.1966 

10.01.1965 

15.12.1968 

02.01.1970 

05.07.1970 

01.01.1968 

01.01.1970 

01.01.1968 

01.08.1970 

01.07.1966 

01.07.1968 

31.01.1965 

14.07.1970 

31.12.1968 

31.12.1966 

15.06.1971 

05.07.1968 

15.01.1969 

01.11.1965 

14.11.1965 

28.02.1972 

12.08.1966 

04.04.1967 

15.01.1967 


993 


@ क्रम संख्या 1 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के निपटान के अधीन अनन्तिम रूप से शामिल किया 
गया है । 


* क्रम संख्या 29 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान के अधीन अनन्तिम रूप से शामिल किया 
गया है । 

अनंत के . सरन , संयुक्त सचिव ( पुलिस ) 


सं . I - 14011 / 11 / 2022 - IPS.I ( E ) ( I ) – राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्त ) विनियम , 1955 के विनियम 9 के 
उप - विनियम ( 1 ) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा ( भर्ती ) विनियम , 1954 के विनियम 9 के उप - विनियम ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 

करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते है तथा उन्हें भारतीय पुलिस 
सेवा ( संवर्ग ) विनियम , 1954 के विनियम 5 के उप - विनियम ( 1 ) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते है : 

चयन सूची 2021 


994 


क्रम सं . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


अधिकारयों के नाम ( श्री / श्रीमती ) 

श्रवण कुमार सिंह 

सर्वानन्द सिंह यादव 

हफीजउर रहमान 

रमेश प्रसाद गुप्ता 

केशव चंद गोस्वामी 


J 


ओमवीर सिंह 

राजेश कुमार यादव 

श्रीमती बबीता साहू 


लाल साहब यादव 

राज धारी चौरसिया 

विनोद कुमार 

ओम प्रकाश यादव 


महात्मा प्रसाद 

प्रबल प्रताप सिंह 

राजेश कुमार 

दया राम 

गिरिजेश कुमार 

प्रेम चंद 

डॉ भीम प्रिया अशोक 


संजय कुमार 

दिनेश कुमार सिंह 


चन्द्र प्रकाश शुक्ला 

ब्रजेश कुमार मिश्रा 

आशुतोष शुक्ला 

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव 

शैलेन्द्र कुमार राय 

शिवाजी 

अरविन्द मिश्रा 

आदित्य कुमार शुक्ला 

अनिल कुमार सिंह 


जन्म तिथि 
05.05.1967 

01.07.1967 

24.07.1967 

01.07.1967 

29.12.1967 

16.06.1968 

01.07.1969 

15.01.1966 

10.01.1965 

15.12.1968 

02.01.1970 

05.07.1970 

01.01.1968 

01.01.1970 

01.01.1968 

01.08.197 

01.07.1966 

01.07.1968 

31.01.1965 

14.07.1970 

31.12.1968 

31.12.1966 

15.06.1971 

05.07.1968 

15.01.1969 

01.11.1965 

14.11.1965 

12.08.1966 

04.04.1967 

15.01.1967 


[ भाग I— खण्ड 2 


2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा विनियम ( परिवीक्षा ) 1954 के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय 

पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) विनियम , 1954 के नियम 5 ( 4 ) में संशोधन दिनाक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त 
करना होगा । 


भाग I– खण्ड 2 ] 


3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी । 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 


क्रम सं . 

1 

2 

3 


दिनांक 14 नवम्बर 2022 

सं . I - 14011 / 08 / 2022 - IPS I ( इ ) ( I ) – भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्त ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के 
उप- विनियम ( 3 ) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 04.11.2022 को चयन समिति की दिनांक 
28.09.2022 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2021 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें संयुक्त अगमुट कैडर ( यूटी खण्ड ) 
के भारतीय पुलिस सेवा में कुल 03 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु अगमुट कैडर ( यूटी खण्ड ) पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारीयों का 
नाम शामिल किया गया है : 

चयन सूची 2021 


अधिकारयों के नाम ( श्री / सुश्री ) 

सत्यवान गौतम 

जितेंद्र मणि 

शिव केशरी सिंह 


क्रम सं . 
1 

2 


* क्रमांक 3 के अधिकारी को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही में मंजूरी के अधीन अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया 
गया है । 

ए . के . सरन , संयुक्त सचिव ( पुलिस -1 ) 


अधिकारयों के नाम ( श्री / सुश्री ) 

सत्यवान गौतम 

जितेंद्र मणि 


सं . I - 14011 / 08 / 2022 - IPS I ( इ ) ( I ) – राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्त ) विनियम , 1955 के विनियम 9 के 
उप - विनियम ( 1 ) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा ( भर्ती ) विनियम , 1954 के विनियम 9 के उप - विनियम ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए अगमुट कैडर ( यूटी खण्ड ) पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते है तथा उन्हें 
भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग ) विनियम , 1954 के विनियम 5 के उप - विनियम ( 1 ) के अंतर्गत अगमुट ( यूटी खण्ड ) संवर्ग प्रदान करते है : 

चयन सूची 2021 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


अनंत किशोर सरन , संयुक्त सचिव ( पुलिस ) 


नई दिल्ली . दिनांक 9 नवंम्बर 2022 


जन्म तिथि 
01.01.1968 
02.10.1973 
01.07.1968 


995 


1. उपयुक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) विनियम , 1954 के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय 
पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) विनियम , 1954 के नियम 5 ( 4 ) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारीयों को इंडक्शन प्रशिक्षण 
प्राप्त करना होगा । 

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी । 


J 


बैच 

2007 


जन्म तिथि 

01.01.1968 
02.10.1973 


सं . 14013 / 03 / 2022 - अ.भा.से.- III— राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( परिवीक्षा ) नियमावली , 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख 
( तारीखों ) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं : 

क्र . सं . 

अधिकारी का नाम 

1. राम अनुग्रह नारायण सिंह 


ए . के . सरन , संयुक्त सचिव ( पुलिस -1 ) 


स्थायीकरण की तारीख 

29.12.2021 


996 


क्र . सं . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 


11 . 


अधिकारी का नाम 


ओम प्रकाश पाल 

जय शंकर प्रसाद 


विमलेश कुमार झा 

संजय कुमार सिंह 

नीलम चौधरी 


संजय कुमार उपाध्याय 

राम ईश्वर 

सतीश कुमार शर्मा 

जिउत सिंह 

ऋषिदेव झा 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 


बैच 

2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 


स्थायीकरण की तारीख 

29.12.2021 


29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

22.12.2021 


[ भाग I— खण्ड 2 


22.12.2021 

22.12.2021 


राम लखन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 14 नवम्बर 2022 

सं . 24012 / 09 / 2019- अ . भा.से. ( II ) – राष्ट्रपति , श्री एस . शशिकांत सेंथिल , आईएएस ( केएनः 2009 ) , का दिनांक 06.09.2019 से 
भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं । 

कुलदीप चौधरी , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 

[ प्रोतोकॉल उप प्रमुख , ( पी ) का कार्यालय ] 

नई दिल्ली , दिनांक 9 नवम्बर 2022 

सं . डी III / 460 / सी एफ - 58/2021 – भारत की राष्ट्रपति चंडीगढ़ में हंगरी के मानद कोंसुल के रूप में श्री आदित्य सुरपाल की नियुक्ति 
को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं । 


- 

श्री आदित्य सुरपाल के कोंसली क्षेत्राधिकार में पंजाब , हरियाणा , उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र लदाख 
जम्मू एवं कश्मीर होंगे , जिसका केंद्र चंडीगढ़ होगा । 

सुरेश कुमार शर्मा , प्रोतोकॉल उप प्रमुख ( पी ) 


दिनांक 15 नवम्बर 2022 

सं . डी III / 460 / सी एफ -32 / 2022 - भारत की राष्ट्रपति मुंबई में मलेशिया के प्रधान कोंसल के रूप में श्री अहमद ज़ुवैरी बिन युसोफ़ 
की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं । 

श्री अहमद जुवैरी बिन युसोफ़ के कोंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र , गुजरात , मध्य प्रदेश और गोवा राज्य होंगे , जिसका केंद्र मुंबई होगा । 
सुरेश कुमार शर्मा , प्रोतोकॉल उप प्रमुख ( पी ) 


सं . डी III / 460 / सी एफ -33 / 2022 – भारत की राष्ट्रपति चेन्नई में मलेशिया के प्रधान कोंसल के रूप में श्री सरवन कुमार 
कुमारवासागम की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं । 


श्री सरवन कुमार कुमारवासागम के कोंसली क्षेत्राधिकार में तमिल नाडु , आंध्र प्रदेश , तेलंगाना , कर्नाटक और केरल राज्य तथा संघ 
राज्य - क्षेत्र पुदुचेरी होंगे , जिसका केंद्र चेन्नई होगा । 

सुरेश कुमार शर्मा , प्रोतोकॉल उप प्रमुख ( पी ) 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 1 नवम्बर 2022 

सं . 78 ( फा.सं.ए- 19012 / 11 / 2022 - प्रशा . ) – भारत के राष्ट्रपति , श्री शशांक मिश्र , आई.ए.एस. ( एमपी : 2007 ) को दिनांक 
01.11.2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत राजस्व विभाग में 
निदेशक के तौर पर नियुक्त करते हैं । 


भाग I– खण्ड 2 ] 


नई दिल्ली , दिनांक 18 अक्तूबर 2022 

सं . 75 ( फा.सं.ए -19013 / 30 / 2022 - प्रशा . I ) — भारत के राष्ट्रपति , श्री सौरभ मीना , आई . आर . एस . ( आई . टी . 16122 ) को दिनांक 
14.10.2022 ( पूर्वाह्न ) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड ( सीबीडीटी ) , राजस्व विभाग में अवर सचिव ( एफटीएंडटीआर- V ) के तौर पर नियुक्त करते हैं । 

संदीप गहलोत , अवर सचिव 


दिनांक 2 नवम्बर 2022 

सं . 77 ( फा.सं.ए -38011 / 4 / 2022- प्रशा . ) — राजस्व विभाग में सदस्य , केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पद पर तैनात 
श्री संदीप कुमार , भारतीय राजस्व सेवा ( सी एंड आईटी ) के अधिकारी , अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.10.2022 को सरकारी सेवा 
से सेवानिवृत हो गए हैं । 


2 . 

3 . 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
( परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र ) 

कोलकाता -700064 , दिनांक 15 नवम्बर 2022 

सं . वी.ई.सी.सी. / पदोन्नति / 2021 / 1825 – राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र , परमाणु ऊर्जा विभाग , कोलकाता 
के निम्नलिखित वैज्ञानिक / तकनीकी अधिकारियों को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में वैज्ञानिक / तकनीकी 
अधिकारी ( ई ) के पद पर जुलाई 01 , 2021 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं : 

क्र.सं. 

वेतन मैट्रिक्स का लेवल 

पदोन्नति की प्रभावी तिथि 

1 . 

11 


नाम 

श्री पंकज कुमार 

श्री विनोद सिंह नेगी 

श्री विनीत कुमार राकेश 


1 . 


नाम 


वर्तमान पद 
वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) 
वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) 
तकनिकी अधिकारी ( डी ) 


श्री देवेश कुमार 


997 


दिनेश बौद्ध , निदेशक 


11 


वर्तमान पद 
वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) 


11 


सं . वी.ई.सी.सी. / पदोन्नति / 2021 / 1826 – राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र , परमाणु ऊर्जा विभाग , कोलकाता 
के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) के पद पर 
जुलाई 01 , 2021 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं : 

क्र.सं. 

वेतन मैट्रिक्स का लेवल 
10 


संदीप गहलोत , अवर सचिव 


01/07/2021 

01/07/2021 

01/07/2021 

ए . बनर्जी , प्रशासनिक अधिकारी - III 


पदोन्नति की प्रभावी तिथि 


01/07/2021 

ए . बनर्जी , प्रशासनिक अधिकारी- III 


998 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 19 , 2022 ( कार्तिक 28 , 1944 ) 


संचार मंत्रालय 
( दूरसंचार विभाग ) 


[ भाग I— खण्ड 2 


नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 10 नवम्बर 2022 

सं . ए -32013 / 08 / 2021- प्रशासन .।। – राष्ट्रपति , श्री वी जे क्रिस्टोफर , निदेशक ( बेतार अनुश्रवण संघठन ) ( एसएजी लेवल ) , भारतीय 
रेडियो नियामक सेवा ( आईआरआरएस ) , समूह ' क ' को दिनांक 01.11.2022 ( पूर्वाह्न ) से भारतीय रेडियो नियामक सेवा ( आईआरआरएस ) के 
पे - मैट्रिक्स के लेवल -15 ( 182200-224100 / - रुपए ) ( एचएजी ) में दूरसंचार विभाग में बेतार सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं । 

अरविंद कुमार झा , अवर सचिव 


विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 4 नवम्बर 2022 

सं . 50/2022 [ फा.सं.2-2 / 3 / 2022 - प्रशा . II ] – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.10.2022 के आदेश सं . 3 / 11 / 2022 
सीएस ( डी ) द्वारा इन्हें वर्ष 2022 के लिए वरिष्ठ चयन ग्रेड चयन सूची ( एसएसजीएसएल ) में शामिल करने के परिणामस्वरूप , राष्ट्रपति , 
श्री आनंद उपाध्याय ( सीएसएल सं . 6213 ) को एसएसजीएसएल -2022 के निमित्त दिनांक 07 अक्तूबर , 2022 के अपराह्न से नियमित आधार 
पर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 


2. संबंधित अधिकारी का एसएसजीएसएल -2022 में समावेशन , श्री जनरैल सिंह और अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता एवं अन्य 
शीर्षक की एसएलपी ( सी ) सं . 30621/2011 तथा अन्य संबद्ध मामलों से उत्पन्न वर्ष 2022 की सिविल अपील सं . 629 में भारत के माननीय 
उच्चतम न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन होगा । 

संजय कुमार , अवर सचिव 


दिनांक 10 नवम्बर 2022 

सं . 51/2022 [ फा.सं.2-5 / 5 / 2022 - प्रशा . II ] – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2022 के आदेश संख्या 4 / 8 / 2022 
सीएस . || ( ए ) और डीओपीटी के दिनांक 26.10.2022 कार्यालय ज्ञापन संख्या 4 / 12 / 2022 - सीएस II ( ए ) के अनुसरण में , श्री प्रवीण बजाज , 
विद्युत मंत्रालय में सीएसएसएस के स्थायी निजी सहायक तथा जो इस समय संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर प्रधान निजी 
सचिव के पद पर हैं , को दिनांक 01.07.2022 से चयन सूची वर्ष 2018 में निजी सचिव पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है । यह 
प्रोफार्मा पदोन्नति डीओपीटी के दिनांक 30.06.2022 के आदेश सं . 4 / 8 / 2022 - सीएस . || ( ए ) तथा डीओपीटी के दिनांक 26.10.2022 के 
कार्यालय ज्ञापन सं . 4 / 12 / 2022 - सीएस- II ( ए ) में निर्धारित सभी शर्तों के अधीन होगी । 

संजय कुमार , अवर सचिव 


PART I - SEC . 2 ] 


Sl . No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi , the 17th October 2022 

No. I - 14011 / 09 / 2022 - IPS - I ( E ) ( I ) —In exercise of the provisions contained in sub - regulation ( 3 ) of Regulation 7 of 
the Indian Police Service ( Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 , the Union Public Service Commission , on 
14.10.2022 , has approved the Select Lists of the year 2021 in its meeting held on 19.09.2022 , containing the name of the 
following State Police Service Officers of Maharashtra towards filling up of 05 substantive vacancies in the Maharashtra 
Cadre of Indian Police Service : 


Sl . No. 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 


S. No. 

1 . 


Select List 2021 


Name of the Officer ( S / Shri / Smt . ) 

Prakash B. Jadhav 

S. Y. Dhivare 

Smt . R. P. Karandikar 

V. M. Rathod 

Smt . Dnyanada V. Deodhar ( Ashwini S. Sanap ) 


No. I - 14011 / 09 / 2022 - IPS - I ( E ) ( I ) —In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 9 of the Indian Police 
Service ( Recruitment ) Rules , 1954 , read with sub - regulation ( 1 ) of regulation 9 of the Indian Police Service ( Appointment by 
Promotion ) Regulations , 1955 , the President is pleased to appoint the following members of Maharashtra Police Service to 
the Indian Police Service against vacancies determined by Government of India for Select List Year 2021 and to allocate 
them to the Maharashtra Cadre under sub - rule ( 1 ) of the rule 5 of the Indian Police Service ( Cadre ) Rules , 1954 : 

Select List 2021 


2 . 


Name of the Officer ( S / Shri / Smt . ) 

Prakash B. Jadhav 

S. Y. Dhivare 

Smt . R. P. Karandikar 

V. M. Rathod 

Smt . Dnyanada V. Deodhar ( Ashwini S. Sanap ) 

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service ( Probation ) 
Rules , 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5 ( 4 ) of Indian Police Service ( Probation ) Rules , 
1954 as amended dated 10.05.2011 . 

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification . 


Date of Birth 

18.02.1978 

21.12.1975 

25.06.1974 

24.09.1972 

17.06.1976 


Name of the Officers ( Sh / Shri ) 

M. S. Lohiya 

R. P. Sengaonkar 


999 


A.K. SARAN , Director ( Police ) 


The 18th October 2022 

No. I - 18012 / 01 / 2022 - IPS - I. - In exercise of the powers conferred by Rule 3 - A of the Indian Police Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to 
the Maharashtra Cadre , with effect from the date mentioned against each officer : 


Date of Birth 
18.02.1978 

21.12.1975 

25.06.1974 

24.09.1972 

17.06.1976 


Date of Confirmation 

19.08.2019 

19.08.2019 


A.K. SARAN , Director ( Police ) 


ANANT KISHORE SARAN , Director ( Police ) 


1000 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


Sl . No. 

1 @ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 * 

30 

31 

32 


The 3rd November 2022 

No. I - 14011 / 11 / 2022 - IPS - I ( E ) ( I ) -In exercise of the provisions contained in sub - regulation ( 3 ) of Regulation 7 of 
the Indian Police Service ( Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 , the Union Public Service Commission , on 
31.10.2022 , has approved the Select List of the year 2021 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 
07.10.2022 , containing the name of the following State Police Service Officers of Uttar Pradesh towards filling up of 
32 substantive vacancies in the Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service : 

Select List 2021 


Name of the Officer ( S / Shri ) 

Amit Mishra 

Shrawan Kumar Singh 

Sarvanand Singh Yadav 

Hafizur Rahman 

Ramesh Prasad Gupta 

Keshawa Chand Goswami 

Omvir Singh 

Rajesh Kumar Yadav 

Smt . Babita Sahu 

Lal Sahab Yadav 

Raj Dhari Chaurasia 

Vinod Kumar 

Om Prakash Yadav 


Mahatma Prasad 

Prabal Pratap Singh 

Rajesh Kumar 

Daya Ram 

Girijesh Kumar 

Prem Chand 


Dr. Bhim Priya Ashok 

Sanjay Kumar 

Dinesh Kumar Singh 

Chandra Prakash Shukla 

Brajesh Kumar Mishra 

Ashutosh Shukla 


Brijesh Kumar Srivastava 

Shailendra Kumar Rai 


Shivaji 

Sanjay Kumar Yadav 

Arvind Misra 


Aditya Kumar Shukla 

Anil Kumar Singh 


[ PART I - SEC . 2 


Date of Birth 
31.07.1963 

05.05.1967 

01.07.1967 

24.07.1967 

01.07.1967 

29.12.1967 

16.06.1968 

01.07.1969 

15.01.1966 

10.01.1965 

15.12.1968 

02.01.1970 

05.07.1970 

01.01.1968 

01.01.1970 

01.01.1968 

01.08.1970 

01.07.1966 

01.07.1968 

31.01.1965 

14.07.1970 

31.12.1968 

31.12.1966 

15.06.1971 

05.07.1968 

15.01.1969 

01.11.1965 

14.11.1965 

28.02.1972 

12.08.1966 

04.04.1967 

15.01.1967 


@ The name at Sl . No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings 
pending against him . 


* The name at Sl . No. 29 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings 
pending against him . 


ANANT K. SARAN , Joint Secretary ( Police ) 


PART I - SEC . 2 ] 


Sl . No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


The 3rd November 2022 

No. I - 14011 / 11 / 2022 - IPS.I ( E ) ( II ) — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 9 of the Indian 
Police Service ( Recruitment ) Rules , 1954 , read with sub - regulation ( 1 ) of regulation 9 of the Indian Police Service 
( Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 , the President is pleased to appoint the following members of Uttar Pradesh 
Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Uttar Pradesh Cadre under sub - rule ( 1 ) of 
the rule 5 of the Indian Police Service ( Cadre ) Rules , 1954 : 

Select List 2021 


25 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


26 

27 

28 

29 

30 


Name of the Officer ( S / Shri ) 

Shrawan Kumar Singh 

Sarvanand Singh Yadav 

Ha zur Rahman 

Ramesh Prasad Gupta 

Keshawa Chand Goswami 


Omvir Singh 

Rajesh Kumar Yadav 

Smt . Babita Sahu 

Lal Sahab Yadav 

Raj Dhari Chaurasia 

Vinod Kumar 

Om Prakash Yadav 


Mahatma Prasad 

Prabal Pratap Singh 

Rajesh Kumar 

Daya Ram 

Girijesh Kumar 

Prem Chand 

Dr. Bhim Priya Ashok 

Sanjay Kumar 

Dinesh Kumar Singh 

Chandra Prakash Shukla 


Brajesh Kumar Mishra 

Ashutosh Shukla 


Brijesh Kumar Srivastava 

Shailendra Kumar Rai 


Shivaji 

Arvind Misra 


Aditya Kumar Shukla 

Anil Kumar Singh 


Date of Birth 


1001 


05.05.1967 

01.07.1967 

24.07.1967 

01.07.1967 

29.12.1967 

16.06.1968 

01.07.1969 

15.01.1966 

10.01.1965 

15.12.1968 

02.01.1970 

05.07.1970 

01.01.1968 

01.01.1970 

01.01.1968 

01.08.1970 

01.07.1966 

01.07.1968 

31.01.1965 

14.07.1970 

31.12.1968 

31.12.1966 

15.06.1971 

05.07.1968 

15.01.1969 

01.11.1965 

14.11.1965 

12.08.1966 

04.04.1967 

15.01.1967 


2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service ( Probation ) 
Rules , 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5 ( 4 ) of Indian Police Service ( Probation ) Rules , 
1954 as amended dated 10.05.2011 . 

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification . 


ANANT K. SARAN , Joint Secretary ( Police ) 


1002 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


The 14th November 2022 

No. I - 14011 / 08 / 2022 - IPS - I ( E ) ( I ) —In exercise of the provisions contained in sub - regulation ( 3 ) of Regulation 7 of 
the Indian Police Service ( Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 , the Union Public Service Commission , on 
04.11.2022 , has approved the Select List of the year 2021 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 
28.09.2022 , containing the name of the following State Police Service Officers of Joint AGMUT Cadre ( UT Segment ) 
towards filling up of 03 substantive vacancies in the Joint AGMUT Cadre ( UT Segment ) of Indian Police Service : 

Select List 2021 


Sl . No. 

1 

2 

3 * 


Name ( S / Shri / Ms ) 

Satyawan Gautam 

Jitendra Mani 

Shive Keshari Singh . 


Sl . No. 

1 
2 


Sl . No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


* The officer at S. No. 3 has been included in the list provisionally subject to clearance in criminal proceedings 
pending against him . 


No. I - 14011 / 08 / 2022 - IPS - I ( E ) ( I ) —In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 9 of the Indian Police 
Service ( Recruitment ) Rules , 1954 , read with sub - regulation ( 1 ) of regulation 9 of the Indian Police Service ( Appointment by 
Promotion ) Regulations , 1955 , the President is pleased to appoint the following members of Joint AGMUT Cadre ( UT 
Segment ) Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Joint AGMUT Cadre ( UT 
Segment ) under sub - rule ( 1 ) of the rule 5 of the Indian Police Service ( Cadre ) Rules , 1954 : 

Select List 2021 


Name ( S / Shri / Ms ) 
Satyawan Gautam 
Jitendra Mani 


Date of Birth 

01.01.1968 

02.10.1973 
01.07.1968 


[ PART I - SEC . 2 


2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service ( Probation ) 
Rules , 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5 ( 4 ) of Indian Police Service ( Probation ) Rules , 
1954 as amended dated 10.05.2011 . 

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification . 


Name of Officer 

Ram Anugrah Narayan Singh 

Om Prakash Pal 

Jai Shankar Prasad 


A. K. SARAN , Joint Secretary ( Police - I ) 


MINISTRY OF PERSONNEL , P.G. & PENSIONS 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 
New Delhi , the 9th November 2022 


Bimalesh Kumar Jha 

Sanjay Kumar Singh 

Neelam Choudhary 

Sanjay Kumar Upadhyay 

Ram Ishwar 


Batch 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 


Date of Birth 
01.01.1968 
02.10.1973 


No. 14013 / 03 / 2022 - AIS - III — In exercise of the powers conferred by Rule 3 - A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service of 
Bihar Cadre , in the Indian Administrative Service , with effect from date ( s ) shown against them : 


A. K. SARAN , Joint Secretary ( Police - I ) 


Date of Confirmation 


29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 

29.12.2021 


PART I - SEC . 2 ] 


Sl . No. 

9 

10 

11 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


Name of Officer 

Satish Kumar Sharma 

Jiut Singh 


Rishideo Jha 


Batch 

2008 

2008 

2008 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

[ OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL ( P ) ] 
New Delhi , the 9th November 2022 


1003 


Date of Confirmation 


22.12.2021 

22.12.2021 

22.12.2021 


New Delhi , the 14th November 2022 

No. 24012 / 09 / 2019 - AIS ( II ) —The President is pleased to accept the resignation of Shri S. Sasikanth Senthil , IAS 
( KN : 2009 ) , from the Indian Administrative Service with effect from 06.09.2019 . 


RAM LAKHAN , Under Secretary 


KULDEEP CHAUDHARY , Under Secretary 


No. DIII / 460 / CF - 58 / 2021 - The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Aditya Surpal as 
the Honorary Consul of Hungary in Chandigarh with immediate effect . 


The consular jurisdiction of Mr. Aditya Surpal comprises the States of Punjab , Haryana , Uttarakhand , Himachal 
Pradesh and Union Territories of Ladakh and Jammu & Kashmir with seat in Chandigarh . 

SURESH KUMAR SHARMA , Deputy Chief of Protocol ( P ) 


The 15th November 2022 

No. DIII / 460 / CF - 32 / 2022 - The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Ahmad Zuwairi 
Bin Yusoff as the Consul General of Malaysia in Mumbai with immediate effect . 


The consular jurisdiction of Mr. Ahmad Zuwairi Bin Yusoff comprises the States of Maharashtra , Gujarat , Madhya 
Pradesh and Goa with seat in Mumbai . 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF REVENUE ) 
New Delhi , the 1st November 2022 


SURESH KUMAR SHARMA , Deputy Chief of Protocol ( P ) 


No. DIII / 460 / CF - 33 / 2022 — The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Saravana Kumar 
Kumaravasagam as the Consul General of Malaysia in Chennai with immediate effect . 


The consular jurisdiction of Mr. Saravana Kumar Kumaravasagam as comprises the States of Tamil Nadu , 
Andhra Pradesh , Telangana , Karnataka , Kerala and Union Territory of Puducherry with seat in Chennai . 

SURESH KUMAR SHARMA , Deputy Chief of Protocol ( P ) 


No. 78 ( F.No.A - 19012 / 11 / 2022 - Ad.I ) -The President of India is pleased to appoint Shri Shashank Misra , IAS 
( MP : 2007 ) as Director in the Department of Revenue under the Central Staffing Scheme for a period of five years with effect 
from 01.11.2022 or until further orders , whichever is earlier . 


DINESH BOUDDH , Director 


New Delhi , the 18th October 2022 

No. 75 ( F.No.A.19013 / 30 / 2022 - Ad.I ) -The President of India is pleased to appoint Shri Saurabh Meena , 
IRS ( IT : 16122 ) , as Under Secretary ( FT & TR - V ) , Central Board of Direct Taxes , Department of Revenue on deputation for a 
period of three years with effect from 14.10.2022 ( FN ) or until further orders , whichever is earlier . 

SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


1004 


The 2nd November 2022 

No. 77 ( F.No.A.38011 / 4 / 2022 - Ad.I ) —Shri Sandeep Kumar , an officer of Indian Revenue Service ( C & IT ) posted as 
Member , CBIC in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.10.2022 on attaining the age of 
superannuation . 


$ 1 . 
No. 


1 . 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
( VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE ) 

Kolkata - 700 064 , the 15th November 2022 

No. VECC / Prom / 2021 / 1825 - The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific / Technical Officers 
of Variable Energy Cyclotron Centre , Department of Atomic Energy , Kolkata to the grade of Scientific / Technical Officers 
( E ) in the Level 12 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 01 , 2020 , 
until further orders : 


2 . 

3 . 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


Name 


$ 1 . 
No. 

1 . 


Shri Pankaj Kumar 

Shri Vinod Singh Negi 

Shri Vineet Kumar Rakesh 


Present post 


Shri Devesh Kumar 


Scientific Officer ( D ) 
Scientific Officer ( D ) 
Technical Officer ( D ) 


Scientific Officer ( C ) 


Level of Pay 
Matrix 


11 

11 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


[ PART I - SEC . 2 


No. VECC / Prom / 2021 / 1826 - The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable 
Energy Cyclotron Centre , Department of Atomic Energy , Kolkata to the grade of Scientific Officer ( D ) in the Level 11 of 
Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 01 , 2020 , until further orders : 

Name 

Present post 


10 


Level of Pay 
Matrix 


A. BANERJEE , Administrative Officer - III 


Effective date of 
promotion 

01/07/2021 

01/07/2021 
01/07/2021 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
( DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ) 
New Delhi - 110 001 , the 10th November 2022 


Effective date of 
promotion 

01/07/2021 


A. BANERJEE , Administrative Officer - III 


No. A- 32013 / 08 / 2021 - Admn.II — The President is pleased to appoint Shri V. J. Christhopher , Director , WMO ( SAG 
Level ) , Indian Radio Regulatory Service ( IRRS ) , Group ' A ' to the post of Wireless Adviser in the Level- 15 of pay matrix 
( Rs . 182200-224100 ) ( HAG ) in the Indian Radio Regulatory Service ( IRRS ) , Department of Telecommunications with effect 
from 01.11.2022 ( F / N ) . 


ARVIND KUMAR JHA , Under Secretary 


MINISTRY OF POWER 

New Delhi , the 4th November , 2022 

No. 50/2022 [ F.No.2-2 / 3 / 2022 - Adm.II ] Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade Select List 
( SSGSL ) for the year 2022 vide DoPT's Order No.3 / 11 / 2022 - CS.I ( D ) dated 07.10.2022 , the President is pleased to appoint 
Sh . Anand Upadhyay ( CSL No.6213 ) as Director on regular basis with effect from the afternoon of 07th October , 2022 
against SSGSL - 2022 . 


2. The inclusion of officers in SSGSL - 202 would be subject to further orders of the Hon'ble Supreme Court of India 
in the Civil Appeal No.629 of 2022 arising out of SLP ( C ) No.30621 / 2011 titled as Shri Jarnail Singh & Ors . V. Lachhmi 
Narain Gupta & Ors . and other connected matters . 


SANJAY KUMAR , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


1005 


The 10th November 2022 

No. 51/2022 . F.No.2-5 / 5 / 2022 - Admn - II — In pursuance of the Department of Personnel & Training's order 
No. 4 / 8 / 2022 - CS.II ( A ) dated 30.06.2022 and also DOPT OM No.4 / 12 / 2022 - CS.II ( A ) dated 26.10.2022 , Shri Praveen Bajaj , 
a substantive Personal Assistant of CSSS in the Ministry of Power and presently on deputation as Principal Private Secretary 
in the Joint Electricity Regulatory Commission is granted proforma promotion to the post of Private Secretary for the Select 
List Year 2018 , with effect from 01.07.2022 . The proforma promotion is subject to all conditions specified in DOPT Order 
No. 4 / 8 / 2022 - CS - II ( A ) dated 30/06/2022 and DOPT OM No.4 / 12 / 2022 - CS - II ( A ) dated 26.10.2022 . 
SANJAY KUMAR , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भा सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 1100 

द्वारा ई – प्रकाशित 

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHAN 
ANANTHA KUMAR Date . 2022.11.1910.14.27 +06 : 30 

Digitally signed by IAGAHATHAN 
AHAHTHA KUMAR 


1006 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 19 , 2022 ( KARTIKA 28 , 1944 ) 


[ PART I - SEC . 2 


